सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 790 


10 अश्विन, 1938 ( श० ) 
राँची, रविवार , 

2 अक्टूबर , 2016 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 

26 सितम्बर , 2016 
संख्या :- 7/ स्था०- 807/ 2015 का . 8342-- झारखंड सचिवालय सेवा के श्री उदय कान्त सिंह, अवर 
सचिव, आयुक्त कार्यालय , दुमका को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अवर सचिव, सूचना एवं 
जनसंपर्क विभाग, झारखंड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या :- 7/ स्था०-807 /2015 का . 8343 -- झारखंड सचिवालय सेवा के श्री अलख नन्दन मंडल , 
अवर सचिव , आयुक्त कार्यालय , दुमका को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अवर सचिव , कृषि , 
पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ( सहकारिता प्रभाग ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 

अजय कुमार सिंह, 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 790 - 50 | 


